रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.-33004/ 99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 — उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 _ Sub-section( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , सितम्बर 25 , 2010 / आश्विन 3 , 1932 
NEW DELHI, SATURDAY , SEPTEMBER 25 , 2010 /ASVINA 3, 1932 


सं . 536 ] 
No. 5361 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 सितम्बर , 2010 
सा. का . नि. 780( अ ). - यह कि , विदेशी पंजीयन नियम , 1992 में और संशोधन करने के लिए , 
विदेशी अधिनियम , 1939 (1939 का 16) की धारा 3 द्वारा यथापेक्षित के अनुसार , भारत सरकार, गृह 
मंत्रालय की दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना संख्या सा . का . नि . 612 ( अ. ) के तहत कतिपय 
मसौदा नियमों का प्रकाशन करते हुए उनके सम्बन्ध में सभी संभावित प्रभावित व्यक्तियों से , उक्त 
अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व, आपत्तियां और सुझाव 
मांगे गए थे। 


और यह कि , सन्दर्भित राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां दिनांक 21 जुलाई , 2010 को आम जनता को 
उपलब्ध कराई गई थीं । 


और यह कि , केन्द्र सरकार को , सन्दर्भित मसौदा नियमों के सम्बन्ध में आम जनता से कोई आपत्ति 
अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । 


अतः, अब , केन्द्र सरकार , सन्दर्भित अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
विदेशी पंजीयन नियम , 1992 में और संशोधन करने के लिए , एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, 
अर्थात् : 


1 . 


( 1 ) 


इन नियमों को विदेशी पंजीयन ( संशोधन) नियम, 2010 कहा जाएगा । 


( 2 ) 


ये नियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 


2. विदेशी पंजीयन नियम , 1992 के प्रपत्र - ग के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र पतिस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात : 


3755 GI / 2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( i)] 


प्रपत्र - ग 
(नियम 14 देखें ) 


विदेशियों के होटल आगमन की रिपोर्ट 

( दो प्रतियों में भरा जाए ) 


1 . होटल का नाम एवं पता 
या उस जगह का नाम एवं 
पता जहां भुगतान/ पारितोषिक 
के एवज में आवास उपलब्ध 
कराया गया हो । 


फोटोग्राफ 


2 . होटल/ ठहरने के स्थान 
का फोन / मोबाईल नम्बर 


3. विदेशी आगंतुक का पूरा नाम : ( जैसा पासपोर्ट में दिया गया है ) 


4 . जन्म तिथि (दिन / माह/ वर्ष ) 


5 . जिस देश में स्थायी रूप से निवास करते हैं वहां का पता 


6 . भारत में परिचित व्यक्तियों का ब्यौरा / पता 


- 


- 


7 . राष्ट्रीयता 


* यदि वेब केमरा/डिजीटल कैमरा उपलब्ध नहीं है तो पासपोर्ट में लगी फोटोग्राफ की फोटोकॉपी लगाई जा सकती है । 


[ भाग II - खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8 . पासपोर्ट संख्या 


9. पासपोर्ट जारी करने का स्थान 


10. पासपोर्ट जारी करने की तिथि 


( दि न । मा ह । वर्ष वर्ष) 


11 . कब तक मान्य है 


( दि न । मा ह । वर्ष वर्ष 
) 


12 वीजा संख्या 


13. जारी करने की तारीख 


( दि 


न / 


मा 


ह । 


व 


र्ष 


व 


14. कब तक मान्य है 


(दि 


न । 


मा 


ह । व 


र्ष 


व 


र्ष ) 


15 . वीजा की श्रेणी 


16. जारी करने का स्थान 


17 . देश का नाम जहां से आ रहे हैं 


18 . भारत में आगमन की तारीख 


( दि 


न । 


मा 


ह । व 


र्ष 


व 


र्ष ) 


भागमन की तारीख 
19 . होटल में आगमन की तारीख 


( दि 


न । 


मा 


ह । व 


र्ष 


व 


र्ष ) 


20 . आगमन का समय 


21 . होटल में ठहरने की संभावित अवधि (दिनों की संख्या ) 


22. क्या भारत में रोजगाररत हैं ( उचित बॉक्स पर । लगाएं ) 


नहीं 


23. यात्रा का उद्देश्य ( उचित बॉक्स पर लगाएं ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3( i)] 


व्यापार 


पारगमन 


शासकीय 


रोजगार 


कान्फ्रेंस 


विश्राम 


खेल 


मित्रों/ संबंधियों 
से मिलने के 
लिए 


चिकित्सा 
| स्वास्थ्य 


धार्मिक 
तीर्थयात्रा 


अवकाश 


अन्य 


24. अगला गंतव्य स्थान/ कहां जाएंगे 


25. संपर्क / फोन नंबर ( भारत में ) 


देश , जहां के स्थायी निवासी हैं 


नोट : सुनिश्चित कर लें कि कोई कॉलम खाली/अधूरा न हो । 


* यदि वेब केमरा /डिजीटल कैमरा उपलब्ध नहीं है तो पासपोर्ट में लगी फोटोग्राफ की फोटोकॉपी लगाई जा सकती है । 


मैनेजर के हस्ताक्षर 


[ फा . सं . 25022/10/ 2007. एफ - 1 ] 

जी . वी . वी . शर्मा, संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : - मुख्य नियम , दिनांक 10 मार्च, 1992 के जी0एस0आर0 सं0 318( ई ) के तहत भारत के 

राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किए गए थे और बाद में दिनांक 29 जनवरी , 1999 के 
जी . एस . आर . 55( ई ) द्वारा संशोधित किए गए । 


[ T IGVS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 24th September , 2010 
G .S.R . 780(E). - Whereas , certain draft rules further to amend the 
Registration of Foreigners Rules , 1992 , were published as required by 
section 3 of the Foreigners Act , 1939 ( 16 of 1939 ) , vide notification of 
the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G .S . R . 
612 ( E ), dated the 21st July , 2010 , inviting objections and suggestions 
from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a 
period of thirty days from the date of publication of the said notification ; 

And whereas , copies of the said Gazette notification were made 
available to the public on the 21st July , 2010 ; 

And whereas, no objection or suggestion on the said draft rules have 
been received from the public by the Central Government; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of 
the said Act, the Central Government hereby makes the following rules 
further to amend the Registration of Foreigners Rules , 1992 , namely : 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Registration of Foreigners 
( Amendment) Rules, 2010 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their final publication in 
the Official Gazette . 


2 . In the Registration of Foreigners Rules, 1992 , for the Form C , the 
following Form shall be substituted , namely : 

* Form C 

(See rule 14 ) 
ARRIVAL REPORT OF FOREIGNER IN HOTEL 

[ To be completed in duplicate ] 


1 . Name and address of the Hotel 
or other premises, where 
accommodation has been 
provided for reward / on payment. 


Photograph * 


37556010 -2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II - SEC, 3 (1)] 


2 . Phone /Mobile No. of 
the Hotel/Place of Stay 


3 . Name of Foreign Visitor in Full: (as given in passport) 


4 . Date of Birth 
(DD /MM / YY ). 
5 . Address in country where residing permanently . 


6 . Address / Reference in India . 


LITTITTI 


7 . Nationality 


8. Passport No. 


9 . Place of issue 

of Passport 


10 . Date of issue 
of Passport 


(DD / MM / YYYY) 


11 . Valid till 


(DD /MM /YYYY ) 

I TIT 


12 . Visa No.O 


13. Date of Issue 


D 


DD /MM / YYYY ) 
IIIIIIIII 


14 . Valid til. 


D 


T 


15 . Type of Visa . 


(DD /MM / YYYY) 


16. Place of issue 


TIITTI 


17. Arrived from 


18 . Date of arrival in India ((DD /MM / YY ) 


19 .Date of arrival in Hotel 
Iin Hotel IIIII 

(DD /MM /YYYY) 
20. Time of arrival C D 


21. Intended Duration of stay in Hotel . (No . of days ) 


L 


[ TT 11- 05 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


22 . Whether employed in India .( tick Vin appropriate box ) 


Yes 


NO 


23. Purpose of Visit . ( tick Vin appropriate box) 


Official Employment Education Conference 


Visit friends /relatives 


Business Transit 

O 
Medical /Health 


Religion / Pilgrimage 


Leisure /Holiday 


Sport 


Others 


24 . Next destination /Proceed to . 


25 . Contact / Phone No . 


(In India ) 


In country where permanently residing . 


NTTTTTTTTO 


Note - Please ensure that no column is left blank/incomplete . 


* In case web camera / digital camera is not available, photocopy of the 
photograph in Passportmay be enclosed . 


Manager s Signature 


[F. No . 25022/ 10/2007. F -I] 
GV. V . SARMA, Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , 
Extraordinary vide number G .S .R . 318 ( E ) dated the 10th March , 1992 

i vide number G .S . R . 55 ( E ), dated 29th 
January 1999 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 , 


